रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Vita & राजपत्र 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257557 
CG-DL-E-27092024-257557 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग प---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3889] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आशिवन 5, 1946 
No. 3889] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946 


कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 27 सितम्बर, 2024 


का.आ. 4247(अ).--केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (ASIA और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 
20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार 
के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4942(अ), तारीख 14 नवंबर, 2023 द्वारा जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 16 नवंबर, 2023 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 4.21 हेक्टर (लगभग) या 10.40 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि 
में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; 


और, केंद्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने के 
पश्चात्‌, यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 4.21 हेक्टर (लगभग) या 10.40 एकड़ (लगभग) 
माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए; 


6293 GI/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 4.21 हेक्टर (लगभग) या 10.40 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस 
पर के या उस पर सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं; 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या जीएम/जेएनआर/एलएएनडी/2024- 
25/सीबीए(एसईसी-9)/205 तारीख 11 जून, 2024 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला पश्चिम बर्दवान, (पश्चिम बंगाल) के 
कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन ,कोयला मंत्रालय ,5" फ्लोर, कोर 2, लक्ष्मीनगर दिल्‍ली, 
110092 के कार्यालय में या निदेशक तकनीकी (परियोजना और योजना), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सैंकटोरिया, पोस्ट 
ऑफिस दिशरगढ़, जिला पश्चिम बर्धमान 713333, पश्चिम बंगाल, के कार्यालय में किया जा सकता है। 


अनुसूची 
कोयला खनन ब्लॉक का नाम: नार्थ और सेंट्रल बंकोला ब्लॉक और कोनारडीही ब्लॉक 
जिला: पश्चिम बर्धमान, राज्य: पश्चिम बंगाल 
[Rater धारक संख्या जीएम/जेएनआर/एलएएनडी/2024-25/सीबीए(एसईसी-9)/205 तारीख 11 जून, 2024] 
सभी अधिकार: 


क्रम मौजा का नाम | जे.एल. संख्या | पोस्ट ऑफिस जिला क्षेत्रफल टिप्पणियां 
संख्या (हेक्टर में) 
1 चकबनबहाल 17 अंडाल पश्चिम बर्धमान 2.31 भाग 
2 कोनारडीही 14 पांडवेश्वर | पश्चिम बर्धमान 1.90 भाग 
कुल | 4.21 हेक्टर 
(लगभग) 


कुल क्षेत्र: 4.21 Seer (लगभग) या 10.40 एकड़ (लगभग) 


1. मौजा चकबनबहाल क्षेत्राधिकार सूची (जे.एल.) 17, पी.एस.: अंडाल में अर्जित किए जाने वाले राजस्व सर्वे प्लॉट 
संख्यांक: 340(भाग) & 357 (भाग). 


2. मौजा कोनारडीही क्षेत्राधिकार सूची (जे.एल.) 14, पी.एस.: पांडवेश्वर में अर्जित किए जाने वाले राजस्व सर्वे 
प्लॉट संख्यांक: 2872(भाग), 1914(भाग), 1917(भाग) और 1919(भाग). 


सीमा वर्णन: 


अधिग्रहित किए जाने वाले प्लॉट बहुभुज ए1ए2ए3ए4ए5ए6ए7ए8ए9ए1, बी1बी2बी3बी4बी1, 
सी1सी2सी3सी4सी1, डी1डी2डी3डी4डी5डी1, ई1ई2ई3ई4ई1 एवं एफ1एफ2एफ3एफ4एफ। के अंतर्गत आते हैं जैसा 
कि रेखांक धारक संख्या जीएम/जेएनआर/एलएएनडी/2024-25/सीबीए(एसईसी-9)/205 तारीख 11 जून, 2024 में 
वर्णित है। उक्त प्लॉट अंडाल और पांडवेश्वर ब्लॉक के तहत मौजा चकबनबहाल और कोनारडीही पश्चिम बर्धमान में स्थित 
हैं। उपरोक्त बहुभुजों का वर्णन नीचे दिया गया है:- 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


बहुभुज - ए1ए2ए3ए4ए5ए6ए7ए8ए9ए1: 


1. 


3 


4 


5 


9 


रेखा ए1-ए2:- यह रेखा मौजा चकबनबहाल जे.एल. संख्या 17 और चकबकाला जे.एल. संख्या 19 के आम सीमा 
पर बिंदु ए1 से प्रारम्भ होती है और पूर्व की तरफ बिंदु ए2 तक जाती है और जे.एल. संख्या 17 मौजा 
चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 340 के मध्य से जाती है। 

रेखा U2-03:- यह रेखा बिंदु ए2 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व की तरफ बिंदु ए3 तक जाती है और जे.एल. 
संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 340 के अंदर से जाती है। 

रेखा ए3-ए4:- यह रेखा बिंदु ए3 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ बिंदु ए4 तक जाती है और जे.एल. 
संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 340 के अंदर से जाती है। 

रेखा ए4-ए5:- यह रेखा बिंदु ए4 से प्रारम्भ होती है और पूर्व की तरफ बिंदु ए5 तक जाती है और जे.एल. संख्या 
17 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 339 और 340 के आम सीमा से जाती है। 

रेखा ए5-ए6:- यह रेखा बिंदु ए5 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व की तरफ बिंदु ए6 तक जाती है और जे.एल. 
संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 339 और 340 के आम सीमा के बगल से जाती है और 


जे.एल. संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 339 और 340 में बिंदु 6 के आम सीमा पर 
समाप्त होती है। 


रेखा ए6-ए7:- यह रेखा बिंदु ए6 से प्रारम्भ होती है और पूर्व की तरफ जे.एल. संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 340 में बिंदु ए7 तक जाती है। 


रेखा ए7-ए8:- यह रेखा बिंदु ए7 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण की तरफ जे.एल. संख्या 17 मौजा चकबनबहाल 
के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 340 में बिंदु ए8 तक जाती है। 


रेखा ए8-ए9:- यह रेखा बिंदु ए8 से प्रारम्भ होती है और पूर्व की तरफ जे.एल. संख्या 17 मौजा चकबनबहाल और 
चकबकाला जे.एल. संख्या 19 के आम सीमा में बिंदु ए9 तक जाती है। 


रेखा ए9-ए1:- यह रेखा बिंदु WO से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बिंदु ए1 तक जाती है। 


बहुभुज - बी1बी2बी3बी4बी1: 


1. 


2. 


3. 


4. 


रेखा बी1-बी2:- यह रेखा बिंदु 311, मौजा चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 355 और 357 के आम 
सीमा से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जाती है, जे.एल. संख्या 16 के मौजा चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 357 और मौजा श्यामसुंदरपुर के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 256 में बिंदु बी2 के आम 
सीमा पर समाप्त होती है। 

रेखा बी2-बी3:- यह रेखा बिंदु बी2 से प्रारम्भ होती है, उत्तर में बी3 तक जाती है, जो की जे.एल. संख्या 17 के 
AIST चकबनबहाल के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 355 और 357 एवं जे.एल. संख्या 16 के मौजा श्यामसुंदरपुर के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 256 के तिराहे पर स्थित है। 


रेखा बी3-बी4:- यह रेखा बिंदु बी3 से प्रारम्भ होती है, पश्चिम में जे.एल. संख्या 17 मौजा चकबनबहाल के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 355 और 357 के आम सीमा में बिंदु बी4 तक जाती है। 


रेखा बी4-बी1:- यह रेखा बिंदु बी4 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बिंदु बी1 तक जाती है। 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


बहुभुज - सी1सी2सी3सी4सी 1: 

1. रेखा सी1-सी2:- यह रेखा बिंदु सी1, जे.एल. संख्या 14, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 2872 
और 2875 के आम सीमा से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 2875 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे 
प्लॉट संखया 2872 और 2873 के आम सीमा में बिंदु सी2 तक जाती है। 

2. रेखा सी2-सी3:- यह रेखा बिंदु सी2 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 2872 और 2873 के आम सीमा में बिंदु सी3 तक जाती है। 

3. रेखा सी3-सी4:- यह रेखा बिंदु सी3 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 2872 के आम सीमा से होते हुए जे.एल. संख्या 14 मौजा कोनारडीही 
और जे.एल. संख्या 16 के मौजा श्यामसुंदरपुर के आम सीमा में बिंदु सी4 तक जाती है। 

4. रेखा सी4-सी1:- यह रेखा बिंदु सी4 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ बिंदु सी1 तक जाती है। 

बहुभुज - डी1डी2डी3डी4डी5डी 1: 

1. रेखा डी1-डी2:- यह रेखा बिंदु डी1, जे.एल. संख्या 14, AT कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 2993 
और 1914 के आम सीमा से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1914 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे 
प्लॉट संख्या 1914 और 1916 के आम सीमा में बिंदु डी2 तक जाती है। 

2. रेखा डी2-डी3:- यह रेखा बिंदु डी2 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1914 और 1916 के आम सीमा में बिंदु डी3 तक जाती है। 

3. रेखा डी3-डी4:- यह रेखा बिंदु डी3 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1914 और 1916 के आम सीमा से होते हुए जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही और जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के आम सीमा में बिंदु डी4 तक जाती है। 

4. रेखा डी4-डी5:- यह रेखा बिंदु डी4 से प्रारम्भ होती है और पूर्व की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 1914 और 2993 के आम सीमा में बिंदु डी5 तक जाती है। 


5. रेखा डी4-डी1:- यह रेखा बिंदु डी5 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण की तरफ बिंदु डी1 तक जाती है। 
बहुभुज - ई1ई2ई3ई4ई5ई1: 


1. रेखा ई1-ई2:- यह रेखा बिंदु ई1, जे.एल. संख्या 14, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1916 और 
1917 के आम सीमा से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के राजस्व 
सर्वे प्लॉट संख्या 1917 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट 
संख्या 1917 और 1918 के आम सीमा में बिंदु ई2 तक जाती है। 


2. रेखा ई2-ई3:- यह रेखा बिंदु ई2 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट HEAT 1917 और 1919 के आम सीमा में बिंदु ई3 तक जाती है। 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


3. रेखा ई3-ई4:- यह रेखा बिंदु ई3 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1917 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 मौजा कोनारडीही 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 1917 और 1916 के आम सीमा में बिंदु ई4 तक जाती है। 


4. रेखा ई4-ई1:- यह रेखा बिंदु ई4 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट HEAT 1917 और 1916 के आम सीमा में बिंदु ई1 तक जाती है। 


बहुभुज - एफ1एफ2एफ3एफ4एफ5एफ॥: 


1. रेखा एफ1-एफ2:- यह रेखा बिंदु एफ1, जे.एल. संख्या 14, मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 1918 
और 1919 के आम सीमा से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के 
राजस्व सर्वे प्लॉट संख्या 1919 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 के मौजा कोनारडीही के राजस्व सर्वे 
प्लॉट संख्या 1919 और 1920 के आम सीमा में बिंदु एफ2 तक जाती है। 


2. रेखा एफ2-एफ3:- यह रेखा बिंदु एफ2 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1919 और 1920 के आम सीमा में बिंदु एफ3 तक जाती है। 


3. रेखा एफ3-एफ4:- यह रेखा बिंदु एफ3 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1919 की तरफ जाती है और जे.एल. संख्या 14 मौजा कोनारडीही 
राजस्व सर्वे प्लॉट HEAT 1918 और 1919 के आम सीमा में बिंदु एफ4 तक जाती है। 


4. रेखा एफ4-एफ1:- यह रेखा बिंदु एफ4 से प्रारम्भ होती है और दक्षिण पूर्व की तरफ जे.एल. संख्या 14 मौजा 
कोनारडीही के राजस्व सर्वे प्लॉट संखया 1918 और 1919 के आम सीमा में बिंदु एफ1 तक जाती है। 


[फा. सं. 43015/6/2022-एलएआईआर] 
संजीव कुमार Heat, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th September, 2024 


S.O. 4247(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S.O. 4942(E), dated the 147 November, 2023, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred as to the said Act), and published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16" November, 2023, the Central 
Government gave notice of its intension to acquire 4.21 hectares (approximately) or 10.40 acres (approximately) the 
land and all rights in or over such land described in the Schedule annexed to that notification; 


And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
Central Government; 


And whereas the Central Government, after considering the aforesaid report and after consulting the 
Government of West Bengal, is satisfied that the lands measuring 4.21 hectares (approximately) or 10.40 acres 
(approximately) and all rights in or over such land as described in Schedule appended hereto should be acquired; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 4.21 hectares (approximately) or 
10.40 acres (approximately) as described in the Schedule are hereby acquired. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


The plan bearing number GM/JNR/LAND/2024-25/CBA(Sec 9)/205 dated 117 June, 2024 of the area 
covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Paschim Burdwan (West Bengal) 
or in the office of the Coal Controller, Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5" Floor, Core 
II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the Office of the Director Technical (Project and Planning), Eastern Coalfields 
Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Paschim Bardhaman 713333, West Bengal. 


SCHEDULE 
Name of the Coal Mining Block: North and Central Bankola Block and Konardihi Block 


District: Paschim Bardhaman, State: West Bengal 


[Plan bearing number GM/JNR/LAND/2024-25/CBA(SEC 9)/205 dated the 11 June, 2024] 


All Rights: 
Sl. Name of Mouza JL Number PS District Area (In hectares) Remarks 
No. 
1. Chakbabahal 17 Andal Paschim 2.31 Part 
Bardhaman 
2. Konardihi 14 Pandaveswar Paschim 1.90 Part 
Bardhaman 
Total 4.21 Ha. 
(Approx.) 
Total area: 4.21 hectares (approximately) or 10.40 acres (approximately) 
1. Plots to be acquired in Mouza — Chakbanbahal, J.L.No. 17, P.S: Andal, RS Plot Nos. 340(P) and 357(P). 


2. Plots to be acquired in Mouza — Konardihi, J.L.No. 14, P.S: Pandaveswar, RS Plot Nos. 2872(P), 1914(P), 
1917(P) and 1919(P). 


Boundary Description: 


The plots to be acquired lie within the polygons A;A2A3A4AsA6A7AsAo0A1, BiB2B3B4B1, CiC2C3C4Ci, 
D,D2D3D4DsD), E:,E2E3E4E and F\F:F3F4F; as mentioned in the Plan No. GM/JNR/LAND/2024-25/CBA(Sec -9)/205 
dated 11.06.2024 The plots lie in mouzas Chakbanbahal and Konardihi under Andal and Pandaveswar Block. The 
aforesaid polygons are described below:- 


Polygon- A1A2A3A4AsAcA7AsAoA1: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Line Aj-A2: The line starts from the point A; on the common boundary of mouzas Ckakbanbahal, J.L. 
no. 17 and Ckakbakala, J.-L. no. 19. , runs towards east up to the point Az across the middle of the 1२.७. 
Plot no.340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 


Line 02-2३: The line starts from the point A2, runs towards north-east up to the point A3 within the R.S. 
Plot no.340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 


Line 03-04: The line starts from the point A3, runs towards south-east up to the point Ay within the R.S. 
Plot no.340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 


Line 04-05: The line starts from the point 04, runs towards east up to the point As on the common 
boundary of the R.S. Plot no.339 and 340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 


Line As-Ae: The line starts from the point As, runs towards north-east along the common boundary of 
R.S. Plot nos. 339 & 340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17 and ends on the common boundary of 
R.S. Plot nos. 339 and 340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17 at point As. 


Line A¢-A7: The line starts from the point Ag, runs towards east up to the point A7 within the R.S. Plot 
no.340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


7) Line 07-08: The line starts from the point A7, runs towards south up to the point Ag within the R.S. Plot 
no.340 of the mouza Ckakbanbahal, J.L. no. 17. 

8) Line 28-49: The line starts from the point Ag, runs towards east up to the point Ao on the common 

boundary of mouzas Ckakbanbahal, J.L. no. 17 and Ckakbakala, J.L. no. 19. 
9) Line 29-01: The line starts from the point Ao, runs towards south-west up to the point Aj. 
Polygon BiB2B3B4B1: 

1) Line 81.82: The line starts from the point 81 situated on the common boundary line of R.S. Plot nos. 355 
and 357 of mouza Chakbanbahal, runs towards south-east and ends at the point Bz on the common 
boundary of R.S. Plot no. 357 of mouza Chakbanbahal and R.S.Plot no.256 of mouza Shyamsundarpur, 
J.L. no. 16. 

2) 1116 82.83:- The line starts from the point B2, runs towards north up to B3 which is situated on the tri- 
juction of the R.S. Plot nos. 355 and 357 of mouza Chakbanbahal, J.-L. no. 17 and 1२.७. Plot no. 256 of 
mouza Shyamsundarpur, J.L. no. 16. 

3) Line B3.B4:- The line starts from the point B3, runs towards west up to the point By on the common 
boundary of the R.S. Plot nos. 355 and 357 of mouza Chakbanbahal, J.L. no. 17. 

4) 1116 B4-.B::- The line starts from the point B4, runs towards south-west up to the point 81. 

Polygon- C1C2C3C4Ci:. 

1) Line (71-९2: The line starts from the point C; on the common boundary of the R.S. Plot nos. 2872 and 
2875 of mouza Konardihi, J.L. no. 14, runs towards north-east across R.S.Plot no. 2872 of mouza 
Konardihi, J.L. no. 14 up to the point C2 on the common boundary of the R.S. Plot nos. 2872 and 2873 
of mouza Konardihi, J.L. no. 14. 

2) Line (2-९5: The line starts from the point C2, runs towards north-west up to the point C3 on the 
common boundary of the R.S. Plot nos. 2872 and 2873 of mouza Konardihi, J.L. no. 14. 

3) Line (3-९५: The line starts from the point C3, runs towards south-west across R.S.Plot no. 2872 of 
mouza Konardihi, J.L. no. 14 up to the point C4 on the common boundary of mouzas Konardihi, J.L. 
no. 14 and Shyamsundarpur, J.L. no.16. 

4) Line Cy-C: The line strats from the point C4, runs towards south-east up to the point Cy, 

Polygon- DiD2D3D4DsD1: 

1) Line 1)1-22: The line starts from the point D; on the common boundary of R.S.Plot nos. 2993 and 1914 
of mouza Konardihi, J.L.no. 14, runs towards north-east across R.S. Plot no. 1914 up to the point D2 on 
the common boundary of R.S. Plot nos. 1914 and 1916 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

2) Line D2-D3. The line starts from the point D2, runs towards north-west up to the point D30n the common 
boundary of R.S. Plot nos. 1914 and 1916 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

3) Line 1253-24: The line starts from the point D3, runs towards south-west across the R.S.Plot no. 1914 up 
to the point D4on the common boundary of R.S. Plot nos. 1914 and 1916 of mouza Konardihi, J.L. 
no. 14. 

4) Line D,4-Ds: The line starts from the point D4, runs eastwards up to the point Ds on the common 
boundary of R.S. Plot nos. 1914 and 2993 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

5) Line Ds-D;: The line starts from the point Ds, runs southwards up to the point Dj. 

Polygon- EiE2E3E4E1: 

1) Line 1-2: The line starts from the point E; on the common boundary of R.S.Plot nos. 1916 & 1917 of 
mouza Konardihi, J.L.no. 14, runs towards north-east across R.S. Plot no. 1917 up to the point E2 on 
the common boundary of R.S. Plot nos. 1917 and 1918 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

2) Line E»-E;. The line starts from the point E2, runs towards north-west up to the point E3along the 
common boundary of R.S. Plot nos. 1917 and 1919 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

3) Line E3-E,, The line starts from the point E3, runs towards south-west across R.S.Plot no. 1917 of 
mouza Konardihi, J.L.no. 14 up to the point Eon the common boundary of R.S. Plot nos. 1917 and 
1916 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 

4) Line 84-31: The line starts from the point Ey, runs towards south-east along the common boundary of 


7.७. Plot nos. 1917 and 1916 of mouza Konardihi, J.L-no. 14 and closes on the point E}. 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Polygon- FiF2F3F4F1: 
1) Line 71-72: The line starts from the point F; on the common boundary of R.S.Plot nos. 1918 


and 1919 of mouza Konardihi, J.L.no. 14, runs towards north-east across R.S. Plot no. 1919 up to 


the point 72 on the common boundary of R.S. Plot nos. 1919 and 1920 of mouza Konardihi, J.L. 
no. 14. 


2) Line F-F3. The line starts from the point F2, runs towards north-west up to the point F3 along the 
common boundary of R.S. Plot nos. 1919 and 1920 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 


3) Line 93-74: The line starts from the point F3, runs towards south-west across R.S.Plot no. 1919 of 


mouza Konardihi, J.L.no. 14 up to the point Fyon the common boundary of R.S. Plot nos. 1918 and 
1919 of mouza Konardihi, J.L.no. 14. 


4) Line Fy-F;. The line starts from the point Fy, runs towards south-east along the common boundary 
of R.S. Plot nos. 1918 and 1919 of mouza Konardihi, J.L.no. 14 and closes on the point F). 


[F. No. 43015/6/2022-LAIR] 
SANJEEV KUMAR KASSL Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. sarvesh kumar 


SRIVASTAVA 


